निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 664) पटना, मंगलवार , 17 जुलाई 2018 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 
17 जुलाई 2018 


1. सं0 01 / स्था0( ले0से0) - 07 / 2017 - 5405 / वि० - श्री शैलेश कुमार, बिहार लेखा सेवा, कोटि 
क्रमांक - 16 / 2017 वरीय कोषागार पदाधिकारी , महुआ को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक वरीय 
लेखा पदाधिकारी, महुआ ( इनके पदस्थापन अवधि तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, महुआ का पद उपायुक्त, लेखा 
कोटि / समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. सं0 01 / स्थाo ( ले0से0)- 07 / 2017 - 5406 / वि० - श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, बिहार लेखा सेवा , कोटि 
क्रमांक - 33 / 2017 जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक जिला 
लेखा पदाधिकारी, भागलपुर (इनके पदस्थापन अवधि तक जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर का पद उपायुक्त , लेखा 
कोटि / समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


3. सं0 01 / स्था0( ले0से0) - 07 / 2017 – 5407 / वि० श्री संतोष कुमार - II , बिहार लेखा सेवा, कोटि 
क्रमांक - 64 / 2017 सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को प्रोन्नति के फलस्वरूप 
कार्यहित में अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन , पटना ( इनके 
पदस्थापन अवधि तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन, पटना का पद वरीय लेखा 
पदाधिकारी / समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जुलाई 2018 


4. सं0 01 / स्था०( ले0से0 )- 07 / 2017 - 5408 / वि० - श्री विजय कुमार रजक , बिहार लेखा सेवा, कोटि 
क्रमांक -75 / 2017 जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालंदा को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक 
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालंदा ( इनके पदस्थापन अवधि तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालंदा का पद 
वरीय लेखा पदाधिकारी / समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 664-57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


